निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 506 ) 


11 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 2 जुलाई 2013 


सं0 3 - सं. / यो .1 - 04 / 2008 - 332 
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


संकल्प 

6 जून 2013 
विषय: - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन " सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन तथा 
सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान, पटना के गठन के सम्बन्ध में । 

भारतीय उप – महाद्वीप में स्वतंत्रता आन्दोलन एवं सामाजिक परिवर्तन विषयक अध्ययन 
एवं शोध के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार के 
नियंत्रणाधीन " सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन तथा सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान, 
पटना " नामक स्वशासी संस्थान का गठन किया जाता है । 

उक्त संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य एवं दायित्त्व होंगे : 
भारतीय उप - महाद्वीप में स्वतंत्रता आन्दोलन के ऐतिहासिक एवं 
राजनीतिक - समाजशास्त्रीय तथा सांस्कृतिक परिदृश्य एवं प्रभावकारी कारकों के अध्ययन 
एवं सामाजिक परिवर्तन विषयक विभिन्न पहलुओं पर शोध का कार्य करना; 
आवश्यकता के अनुसार भारतीय उप – महाद्वीप में स्वतंत्रता आन्दोलन और सामाजिक 
परिवर्तन विषयक पत्रिका, पुस्तक, पेम्फलेट , ब्रोशर और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों 
का मुद्रण / प्रकाशन करना ; 
संस्थान के उद्देश्यों के संदर्भ में पुस्तकालय , प्रासंगिक और ई - सूचना केन्द्रों की स्थापना; 
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार द्वारा संचालित " सूरज नारायण सिंह स्मृति 
संग्रहालय " का गठन करना; 
प्रासंगिक विषयों पर व्याख्यानमालाओं, संगोष्ठियों, सिम्पोजियम, कार्यशाला और सम्मेलनों 
आदि का आयोजन करना । 
इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान के निम्नलिखित दायित्व एवं कृत्य होंगे : 
अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों का कार्यान्वयन कराना; 
संस्थान की स्थापना तथा प्रसार के लिए विस्तृत कार्य योजना तथा कार्यक्रम तैयार 
करना तथा उनका कार्यान्वयन तथा स्थापना के बाद संस्था के प्रशासन तथा प्रबंधन 
कार्य ; 


o 


3. 9 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जुलाई 2013 
संस्थान के लिए अनुदान ग्रहण करना तथा संस्थान के कोष की देख - रेख करना ; 
प्रतिवर्ष संस्थान का बजट तैयार करना तथा बजट की सीमा के अनुसार बजट को 
पारित करना ; 
संस्थान द्वारा किसी सेवा के बदले में सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क की 
मांग करना, ग्रहण करना तथा उनकी वसूली करना; 
संस्थान के उद्देश्य पूर्ति में सहयोग के बदले किसी व्यक्ति को वेतन , पारिश्रमिक , सेवा 
शुल्क आदि भुगतान करना ; 
संस्थान में शैक्षणिक प्रशासन , तकनीकी मंडल तथा अन्य पदों का सृजन करना; 
किसी अन्य संस्था को प्रशिक्षण, शोध , वित्त तथा अन्य उद्दमिता विकास कार्यक्रमों से 
सम्बन्धित अन्य कार्यों में सहयोग करना ; 
संस्थान की और सभी प्रकार के कानूनी कार्यवाही पर मुकदमा तथा बचाव की व्यवस्था 
करना; 
संस्थान के किसी कार्य के निर्वहन किसी मामले में संस्थान को सुझाव देने के लिए 
विभिन्न समितियों का गठन करना ; 
आवश्यकता के अनुसार किसी अधिकारी अथवा शासी निकाय की कार्यकारिणी समिति 
को अपने निहित अधिकारों में से कोई अधिकार प्रदान करना; 
अपने वार्षिक प्रतिवेदन में वार्षिक लेखा तथा आकलित राशि अगर निकाय सही मानती 
है , तो इस पर विचार कर प्रस्ताव लेना; 
समय - समय पर संस्था के उप -नियम बनाना, प्रस्ताव लेना, सुधार लाना तथा निरस्त 
करना । 
मुख्यमंत्री, बिहार के संरक्षणत्व में सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन तथा 
सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान, पटना के शासी निकाय एवं कार्यपालक समिति 
का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है : 
शासी निकाय : 


3. 10 


3.11 


3.12 


3.13 


4 . 1 


1. मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार 


अध्यक्ष 


सदस्य – सचिव 

सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


2. सचिव , कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार 
3. प्रधान सचिव , वित्त विभाग, बिहार, पटना 

संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा 

विभाग, बिहार, 
5. निदेशक , संग्रहालय, बिहार 
6. प्रभारी, सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय , 

पटना 
7 . निदेशक , ए. एन. सिन्हा संस्थान, पटना 
8. निदेशक, काशी प्रसाद जायसवाल शोध 

संस्थान , पटना 
9 . सचिव / निदेशक, गाँधी संग्रहालय, पटना 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


10. निदेशक , खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक 

सदस्य 
__ लाईब्रेरी, पटना 
4. 2 कार्यपालक समिति : 
1. सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , 

अध्यक्ष 
बिहार, पटना 
2. वित्त विभाग , बिहार के प्रतिनिधि 

सदस्य 
3. निदेशक , संग्रहालय, बिहार, पटना 

सदस्य – सचिव 
4 . प्रभारी, सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय , 

कोषाध्यक्ष 
पटना 
5. सचिव / निदेशक , गाँधी संग्रहालय, पटना 

सदस्य 
6. निदेशक, ए. एन . सिन्हा इन्स्टीट्यूट , पटना । 

सदस्य । 
आवश्यकतानुसार प्रमंडलीय आयुक्त , जिला पदाधिकारी, पटना अथवा अन्य विशेषज्ञों को 
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी समिति की बैठक में आमंत्रित किया 
जायेगा । उपर्युक्त कंडिका - 4. 1 के क्रमांक - 7, 8 और 10 एवं कंडिका - 4. 2 के क्रमांक 
6 में अंकित सदस्य को सम्बन्धित विभाग / संस्थान से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त कर ही 


बिहार गजट ( असाधारण), 2 जुलाई 2013 


समिति में सम्मिलित किया जायेगा । 
सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन तथा सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान , पटना 
का उप -नियम ( बाई - लॉज ) एवं स्मृति - पत्र ( मेमोरन्डम ऑफ एसोसिएशन ) तैयार कर 
सोसाइटीज रजीस्ट्रेशन एक्ट , 1860 के अधिन विधिवत रूप से इसका निबंधन कराया 
जाएगा । 
इस संस्थान के प्रारंभिक गतिविधियाँ प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इसे सहायक 
अनुदान दिया जायेगा । यह संस्थान अपने नियमावली के अनुरूप राज्य सरकार के 
अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निधि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा । प्राप्त निधि के उपयोग 
हेतु नियमावली में प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी । 


आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत 
प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी 
प्रमण्डलों / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित 
किया जाये । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चंचल कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 506-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


